शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 52 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 28 दिसम्बर 2018 - पौष 7 , शक 1940 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती एस. भाग्यमू ध. प. श्री एस. रामाराव, उम्र 58 वर्ष, निवासी-1078, वार्ड नं .-35, 
चांदनी चौक, एकता नगर, सेक्टर-11, जोन -3, खुर्सीपार, भिलाई , तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र 
भिलाई में कार्यरत हैं , उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती भाग्यमू (Smt. Bhagyamu) दर्ज है, जो कि अपूर्ण है. मैं अपने पूर्ण नाम 
“ श्रीमती एस. भाग्यमू (Smt. S. Bhagyamu) ” को उनके सर्विस रिकार्ड व सभी आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती एस. भाग्यमू (Smt . S. Bhagyamu) ध. प. श्री एस . रामाराव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्जकिया 


जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती 

भाग्यमू 
(Smt. Bhagyamu) 

पति- श्री एस . रामाराव 
निवासी -1078, वार्ड नं . -35, 
चांदनी चौक, एकता नगर , 


श्रीमती एस . भाग्यमू 
(Smt. S. Bhagyamu) 

पति- श्री एस. रामाराव 
निवासी-1078, वार्ड नं .- 35 , 
चांदनी चौक , एकता नगर, 

सेक्टर -11, जोन -3, 

खुर्सीपार , भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


सेक्टर -11, 

जोन -3 , 


खुर्सीपार , भिलाई, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


305 


306 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कन्हैया लाल साहू आ . श्री पंचूराम उम्र 59 वर्ष, निवासी - प्लाट नं .-52, सुन्दर नगर, 
कोहका, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कन्हैया लाल 
आ . श्री पंचूराम दर्ज है. जो कि अपूर्ण है. जबकि मेरा पूर्ण नाम कन्हैया लाल साहू आ . श्री पंचूराम है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम “ कन्हैया लाल 
साहू आ . श्री पंचूराम ” को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे कन्हैया लाल साहू आ . श्री पंचूराम के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कन्हैया लाल 
पिता - श्री पंचूराम 
निवासी - प्लाट नं . - 52, 

सुन्दर नगर, कोहका, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


कन्हैया लाल साहू 
पिता - श्री पंचूराम 
निवासी - प्लाट नं . - 52 , 


सुन्दर नगर , कोहका, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संजय कुमार राखेचा आत्मज श्री शेषमल राखेचा, उम्र 51 वर्ष, जाति जैन , निवासी - 20 
21 शांतिनगर कालोनी, हाउस नं. - 40, मकेश्वर वार्ड, धमतरी, तहसील व जिला धमतरी ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड , 
पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम “ संजय कुमार राखेचा आ . श्री शेषमल राखेचा ” दर्ज है, किन्तु मेरे पूर्व के कुछ शेयर्स संबंधी दस्तावेजों 
में मेरा नाम संजय कुमार जैन आ . श्री शेषमल जैन दर्ज है. “ जैन ” मेरी जाति है. मैं अपने समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों 
तथा मेरे शेयर्स के सभी रिकार्ड्स में मेरा सही नाम “ संजय कुमार राखेचा आ . श्री शेषमल राखेचा ” दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे संजय कुमार राखेचा ( Sanjay Kumar Rakhecha ) आ . श्री शेषमल राखेचा के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


संजय कुमार 


कुमार राखेचा 


" 


संजय कुमार जैन 

पिता - श्री शेषमल जैन 
निवासी - 20-21 शांतिनगर कालोनी, 

हाउस नं . - 40 , 
मकेश्वर वार्ड , धमतरी, 
तह . व जिला - धमतरी ( छ. ग . ) 


पिता - श्री शेषमल जैन 
निवासी - 20-21 शांतिनगर कालोनी. 

हाउस नं . - 40 , 
मकेश्वर वार्ड, धमतरी , 
तह . व जिला- धमतरी ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


307 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अजय सिंह धुर्वे आत्मज स्व . जी . आर. धुर्वे, जाति गोंड, निवासी - नंद किशोर बिहार, 
27 खोली, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं बलौदाबाजार आबकारी विभाग में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड, बैंक रिकार्ड, समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अजय कुमार धुर्वे आ . जी . आर. धुर्वे दर्ज है. मैं 
अपने उपनाम “ कुमार ” को परिवर्तित कर नया उपनाम “सिंह ” को जोड़कर नया नाम/ उपनाम अजय सिंह धुर्वेरख लिया हूं तथा इस आशय के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे अजय सिंह धुर्वे आ . स्व . जी . आर. धुर्वे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अजय कुमार धुर्वे 
पिता - स्व . जी. आर. धुर्वे 
निवासी -नंद किशोर बिहार, 

27 खोली, बिलासपुर, 
तह . व जिला- बिलासपुर ( छ. ग. ) 


अजय सिंह धुर्वे 
पिता - स्व . जी . आर. धुर्वे 
निवासी - नंद किशोर बिहार, 

27 खोली, बिलासपुर, 
तह. व जिला -बिलासपुर ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , राधेश्याम भारद्वाज आत्मज श्री रामकिशन, उम्र 52 वर्ष, निवासी- म. नं.- 1403, मांझी 
चौक, कबीर मंदिर रोड , वार्ड नं .-31, जोन -3 , सेक्टर-11 खुर्सीपार भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात 
संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राधेश्याम (RADHESHYAM) दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मेरे 
आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा पूर्ण नाम राधेश्याम भारद्वाज दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम “ राधेश्याम 
भारद्वाज ( RADHESHYAM BHARDWAJ) " को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे राधेश्याम भारद्वाज ( RADHESHYAMBHARDWAJ) आ . श्री रामकिशन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राधेश्याम ( RADHESHYAM) 

पिता - श्री रामकिशन 
निवासी - म . नं . - 1403, मांझी चौक, 

कबीर मंदिर रोड , वार्ड नं .- 31 , 
जोन -3, सेक्टर -11 खुर्सीपार भिलाई, 

तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


राधेश्याम भारद्वाज 
(RADHESHYAM BHARDWAJ) 

पिता - श्री रामकिशन 
निवासी - म. नं. - 1403, मांझी चौक , 

कबीर मंदिर रोड, वार्ड नं .- 31 , 
जोन -3, सेक्टर-11 खुर्सीपार भिलाई, 

तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) 


308 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , छम्मन लाल वर्मा आत्मज श्री सखा राम उम्र 55 वर्षनिवासी - क्वा नं. -78/ जी, रिसाली 
सेक्टर , भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरा सही नाम छम्मन लाल वर्मा 
(CHHAMMAN LAL VERMA) है, किन्तु मेरे नाम का अंग्रेजी उच्चारण “CHAMMAN ” त्रुटिपूर्ण है. मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड, 
मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने सही नाम “ छम्मन लाल वर्मा (CHHAMMANLAL VERMA) ” को मेरे सर्विस 
रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे छम्मन लाल वर्मा (CHHAMMAN LAL VERMA) आ . श्री सखा राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


छम्मन लाल वर्मा 
(CHAMMANLAL VERMA) 

पिता - श्री सखा राम 
निवासी - क्वा नं . - 78 / जी , 
रिसाली सेक्टर , भिलाई नगर, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


छम्मन लाल वर्मा 
(CHHAMMANLAL VERMA) 

पिता - श्री सखा राम 
निवासी - क्वा नं . - 78 / जी , 
रिसाली सेक्टर , भिलाई नगर, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संगमलाल आत्मज श्री बाबूलाल उम्र 59 वर्ष, निवासी - सी 1/213 , सूर्या विहार कालोनी, 
जुनवानी भिलाई, तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम संगम 
लाल श्रीवास आ . श्री बाबूलाल श्रीवास दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम संगमलाल आ . 
श्री बाबूलाल दर्ज है जो सही है. मैं अपने सही नाम “ संगमलाल आ . श्री बाबूलाल ” को मेरे सर्विस रिकार्ड व मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे संगमलाल आ . श्री बाबूलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


संगमलाल श्रीवास 
पिता - श्री बाबूलाल श्रीवास 
निवासी - सी -1/213, सूर्या विहार कालोनी, 

जुनवानी भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


संगमलाल 
पिता - श्री 

बाबूलाल 
निवासी- सी -1/ 213, सूर्या विहार कालोनी , 

जुनवानी भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


309 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती प्रभा रानी शील ध. प. श्री दिलीप कुमार शील , उम्र 56 वर्ष, निवासी- जवाहर 
नवोदय विद्यालय, माना कैम्प, म. नं.- 3, नवोदय स्टॉफ क्वाटर, मेन रोड माना कैम्प, थाना - माना कैम्प, तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) की 
हूं . यह कि मैं स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हूं व मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं , उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम “प्रभा ” दर्ज 
है जो कि अपूर्ण है. मेरा विवाह दिनांक 11-12-1988 को श्री दिलीप कुमार शील के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित 
कर नया नाम “ श्रीमती प्रभा रानी शील ” रख ली हूं. मैं अपने नये नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक शासकीय / 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती प्रभा रानी शील ध. प. श्री दिलीप कुमार शील के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


प्रभा 
पति - श्री दिलीप कुमार शील 
निवासी - जवाहर नवोदय विद्यालय, 

माना कैम्प, म. नं. - 3 , 
नवोदय स्टॉफ क्वाटर , 
मेन रोड, माना कैम्प, 

थाना - माना कैम्प , 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


श्रीमती प्रभा रानी शील 
पति - श्री दिलीप कुमार शील 
निवासी - जवाहर नवोदय विद्यालय , 

माना कैम्प, म . नं . - 3, 
नवोदय स्टॉफ क्वाटर , 
मेन रोड , माना कैम्प, 

थाना - माना कैम्प, 
तह . व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती मोनिका अग्रवाल ध. प. श्री संदीप अग्रवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी -238 - बी , समता 
कालोनी, रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग.) की हूं यह कि पूर्व में मेरा नाम मोनिका सिंघल ध. प. श्री संदीप गुप्ता था तथा मैं उसी नाम 
से जानी पहचानी जाती थी . दिनांक 14-12-2018 को मेरे पति का नाम/ उपनाम परिवर्तित हो चुका है, तडपरांत मैंने अपना पूर्व नाम मोनिका 
सिंघल परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम “ श्रीमती मोनिका अग्रवाल ” ध. प. श्री संदीप अग्रवाल रख ली हूं मैं अपने नये नाम को समस्त शासकीय / 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


. 


अतः अब मुझे श्रीमती मोनिका अग्रवाल ध. प. श्री संदीप अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


मोनिका सिंघल 

पति - श्री संदीप गुप्ता 
निवासी - 238 - बी, समता कालोनी, रायपुर, 

तह . व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


श्रीमती मोनिका अग्रवाल 

पति - श्री संदीप अग्रवाल 
निवासी - 238 - बी , समता कालोनी, रायपुर , 

तह . व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 


310 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , राजेश राठी आत्मज स्व . हरीश राठी, उम्र 45 वर्ष, निवासी - रिद्धि सिद्धि कालोनी , फेस 
1, म. नं. -61, तहसील व जिला - राजनांदगांव ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम राजेश राठी है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज 
है , किन्तु मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम राजेश महेश्वरी आ. हरीश कुमार महेश्वरी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने सही नाम “ राजेश राठी ” को 
मेरे पेनकार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे राजेश राठी आ . स्व . हरीश राठी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राजेश महेश्वरी 
पिता- हरीश कुमार महेश्वरी 
निवासी - रिद्धि सिद्धि कालोनी, 

फेस-1, म . नं . - 61, 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


राजेश राठी 

पिता - हरीश राठी 
निवासी - रिद्धि सिद्धि कालोनी, 

फेस -1, म . नं . - 61 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


, 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , भुवन सिंह चंद्राकर आत्मज स्व . मनराखन, उम्र 76 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी - ग्राम - पो . 
अण्डा, थाना - अण्डा, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं . यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम भुवन सिंह व ऋण पुस्तिका एवं 
राजस्व रिकार्ड में भुवन लाल दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम “ भुवन सिंह चंद्राकर आ . 
स्व . मनराखन ” रख लिया हूं मेरा परिवर्तित यह नया नाम/ उपनाम मेरे आधार कार्ड व बैंक पासबुक में दर्ज है. मैं अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्र व सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नया नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे भुवन सिंह चंद्राकर आ . स्व . मनराखन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


भुवन सिंह, भुवन लाल 

पिता - स्व . मनराखन 
निवासी - ग्राम - पो .- अण्डा , 

थाना - अण्डा, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भुवन सिंह चंद्राकर 
पिता - स्व . मनराखन 
निवासी - ग्राम - पो . - अण्डा, 

थाना - अण्डा, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


311 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयन अधिकारी खैरागढ़ जिला - राजनांदगांव 


खैरागढ़ , दिनांक 24 दिसम्बर 2018 


क्रमांक/ 1086/ प्र -1/ अ. वि. अ./ 2018. - सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक पृथ्वी राजकुमार पिता शशिकांत झा 
निवासी राजफेमली वार्ड नं. 4 खैरागढ़ जिला - राजनांदगांव एवं अन्य 1 द्वारा ट्रस्ट का नाम “ श्रुति - लय संवाद खैरागढ़ राजफेमली खैरागढ़ जिला 
राजनांदगांव ” पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. 


अतएव “ श्रुति - लय संवाद खैरागढ़ राजफेमली खैरागढ़ जिला राजनांदगांव ” लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने में किसी को भी 
किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आक्षेप ईश्तहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते है, बाद में प्राप्त आक्षेपो पर कोई विचार 
नहीं किया जावेगा. 


आज दिनांक 24-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी. 


( सी . पी . बघेल ) 
अनुविभागीय अधिकारी एवं 
लोक न्यास पंजीयन अधिकारी . 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर ( छ. ग. ) 


बिलासपुर , दिनांक 23 अक्टूबर 2018 


क्रमांक / परि./ 2018/1947. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2013/ 1456 दिनांक 02-12-2013 के द्वारा श्री डी . 
बी . ढारगावें वरिष्ठ सहकारीनिरीक्षक को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सहाकरी गृह निर्माण 
सहकारी समिति मर्या. मोपका बिलासपुर पं. क्र . 95 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था . 


वर्तमान में ढारगावे व. स. नि . का पदोन्नति पश्चात पदस्थापना अन्यंत्र जिले में होने के कारण श्री ढारगावे व. स. नि . के स्थान पर 
श्री एम . आर. ध्रुव अंकेक्षण अधिकारी को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सहकारी 
गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. मोपका बिलासपुर पं. क्र . 95 का परिसमापक नियुक्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 23-10-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


312 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


बिलासपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2018 


क्रमांक / परि ./2018/ 1948. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक / परिसमापन/2015 / 109 दिनांक 12-1-2015 के द्वारा श्री डी. बी . 
ढारगावें वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. 
बिलासपुर पं. क्र . 99 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था . 


वर्तमान में ढारगावे व. स . नि . का पदोन्नति पश्चात पदस्थापना अन्यंत्र जिले में होने के कारण श्री ढारगावे व. स . नि . के स्थान पर श्री 
एम. आर. ध्रुव अंकेक्षण अधिकारी को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति 
मर्या. बिलासपुर पं. क्र . 99 का परिसमापक नियुक्त करता हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 23-10-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 23 अक्टूबर 2018 


क्रमांक / परि ./ 2018/1949. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2015/1262 दिनांक 05-05-2015 के द्वारा श्री डी . 
बी . ढारगावें वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत शिवांजली गृह निर्माण सहकारी 
समिति मर्या. प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर पं. क्र . 96 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था . 


वर्तमान में ढारगावे व. स . नि . का पदोन्नति पश्चात पदस्थापना अन्यंत्रजिले में होने के कारण श्री ढारगवे व. स. नि . के स्थान पर श्री 
एम. आर. ध्रुव अंकेक्षण अधिकारी को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत शिवांजली गृह निर्माण सहकारी 
समिति मर्या. प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर पं. क्र . 96 का परिसमापक नियुक्त करता हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 23-10-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 23 अक्टूबर 2018 


क्रमांक / परि./ 2018/1950. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2012/2291 दिनांक 13-08-2012 के द्वारा श्री डी . 
बी . ढारगावें वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को निम्नांकित सहकारी समितियों का छा . ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के 
अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था . 


वर्तमान में ढारगावे व. स. नि . का पदोन्नति पश्चात पदस्थापना अन्यत्र जिले में होने के कारण श्री ढारगावे व. स . नि . के स्थान पर श्री 
एम. आर. ध्रुव अंकेक्षण अधिकारी को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी समितियों 
का सहकारी सोसाइटी परिसमापक नियुक्त करता हूं . 


1 . 


2 . 


3 . 


केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर प. क्र . 95 दिनांक 3-11-1997 
महामाया महिला साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर प. क्र . 3523 दिनांक 07-02-1994 
मोपका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.मोपका प. क्र . 3562/ दिनांक 28-12-1994 
उन्नत पशुपालन सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर प. क्र . 49 दिनांक 03-02-1963 
गणेश नगर प्राथ . सह. समिति मर्या. गणेश नगर बिलासपुर प. क्र . 3137 दिनांक 17-4-1995 
नोवा इम्प्लाईज को - आप. केडिट एण्ड थ्रिप्ट सह. समिति मर्या. वेयर हाउस रोड बिलासपुर पं. क्र . 3821 दिनांक 03-11-1996 


4 . 


5 . 


6 . 


यह आदेश आज दिनांक 23-10-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


दिलीप जायसवाल 


उप पंजीयक. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


313 


कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , कांकेर ( छ. ग. ) 


कांकेर , दिनांक 23 अक्टूबर 2018 


क्र ./ परिसमापन/ 2018/751. – कार्यालयीन पत्र क्र ./उपकां/ पंजीयन/2018/ 632 कांकेर, दिनांक 24-07-2018 के द्वारा आदर्श मछुवा 
सहकारी समिति मर्यादित देवीनवागांव प. क्र. 208 दिनांक 28-03-1989 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अनियमितता होने के आधार पर 
परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था संस्था द्वारा प्रस्तुत 
पत्र दिनांक 11-09-2018 में जवाब संतोषजनक एंव आधारहीन पाया गया. इससे यह निष्कर्षनिकलता है कि सोसायटी अपने उद्देश्यों की पूर्ती 
नहीं करती एवं अनियमितता होना सोसायटी को परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसायटी 
को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है . 


अतः में जान खलखों उप पंजीयक सहाकरी संस्थायें कांकेर , छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के तहत 
पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ /15-19/ 15-2 / 2012/ 03 दिनांक 4-5-2012 
द्वारा वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाता हूं तथा धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री रवि कुमार पंसारी स. वि. अ. 
नरहरपुर को परिसमापक नुियक्ति करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 23-10-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


जान खलखो 
उप पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


